UID. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 आषाढ़ , 1940 ( श० ) 
19 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 689 


राँची, गुरुवार 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 
17 जुलाई , 2018 


विषयः- मानगो नगर निगम एवं जुगसलाई नगर परिषद के पुराने पी०एल० खाता की राशि को नये 

पी०एल० खाता में अंतरित करने की स्वीकृति के संबंध में | 

संख्या -2/न०वि० /पी०एल०खाता -07/ 2017- 3657 - विभागीय अधिसूचना संख्या-5338, दिनांक 
17 अगस्त , 2017 द्वारा मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति को उत्क्रमित करते हुए मानगो नगर निगम 
का गठन किया गया । इसी प्रकार विभागीय अधिसूचना संख्या -5337 , दिनांक 17 अगस्त , 2017 

द्वारा जुगसलाई नगरपालिका को उत्क्रमित करते हुए जुगसलाई नगर परिषद , वर्ग- ख का गठन 
किया गया । 
2. उक्त दोनों निकायों के उत्क्रमण एवं तदनुसार गठन के फलस्वरूप दोनों निकायों के 
लिए नया पी०एल० खाता खोला जाना था । इस क्रम में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या -162 , 
दिनांक 15 सितम्बर , 2017 द्वारा मानगो नगर निगम एवं स्वीकृत्यादेश संख्या - 161, दिनांक 
15 सितम्बर , 2017 द्वारा जुगसलाई नगर परिषद का नया पी०एल० खाता खोले जाने हेतु 
महालेखाकार , झारखण्ड, राँची को प्रस्ताव संसूचित किया गया । 

उपरोक्त आलोक में दोनों निकायों के नये पी०एल० खाता खोले जाने हेतु अनुमति प्रदान 
करते हुए महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्राधिकार पत्र निर्गत किया गया । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 19 जुलाई , 2018 
3. मानगो अक्षे०स० एवं जुगसलाई नगरपालिका का पूर्व से पी०एल० खाता संचालित था । 
महालेखाकार कार्यालय द्वारा नये प्राधिकार निर्गत किये जाने के फलस्वरूप जमशेदपुर कोषागार के 
द्वारा पुराने पी०एल० खाता के संचालन पर रोक लगाते हुए, महालेखाकार कार्यालय से निम्न मंतव्य 
की मांग की गई, साथ ही उक्त आशय का पत्र विभाग को भी प्रेषित किया गया : 

( क) जुगसलाई नगर परिषद एवं मानगो नगर निगम के लिए पी०एल० खाता खोलने हेतु 
निर्गत प्राधिकार पत्र के तहत् नया पी०एल० खाता संचालित होगा या इन कार्यालयों के नाम पूर्व से 
ही संधारित पी०एल० खाता संचालित होता रहेगा | 

( ख ) यदि जुगसलाई नगर परिषद एवं मानगो नगर निगम के लिए पी०एल० खाता खोलने 
हेतु निर्गत प्राधिकार पत्र के तहत् नया पी०एल० खाता संचालित होगा तो इन कार्यालयों के नाम पूर्व 
से संचालित पी०एल० खाता में संधारित राशि की निकासी कैसे होगी? साथ ही , इनका नया डी. डी . ओ . 
कोड निर्गत किया जाएगा या पूर्व से निर्गत डी . डी . ओ . कोड संशोधित किया जाएगा । 
4. याचित मंतव्य के आलोक में विभाग द्वारा उचित दिशा-निर्देश प्राप्त करने के निमित्त 
योजना- सह -वित्त विभाग (वित्त प्रभाग ) से अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में वित्त प्रभाग 
द्वारा निम्न परामर्श दिया गया : 
_ " यदि दोनों संस्थानों के नए पी०एल० खातों को डी .डी. ओ. कोड आवंटित नहीं हुआ है अर्थात् 
वे operational नहीं हुए तथा पुराने पी०एल० खातों के संचालन पद सहित अस्तित्व में बने हुए हो 
तो सम्प्रति यह हो सकता है कि इस वित्तय वर्ष तक पुराने पी०एल० खाता से ही transaction किया 
जाय तथा अप्रैल, 2018 में पुराने खाते को Reconcile कराकर, उसके Balance को नए पी०एल० खाते 
में अंतरित कराया जाय और एक ही पी०एल० खाते का संचालन एक संस्थान के लिए सुनिश्चित 
किया जाय ।" 
5. उक्त वित्त विभागीय परामर्श, दोनों निकायों, यथा-मानगो नगर निगम एवं जुगसलाई नगर 
परिषद को प्रेषित करते हुए परामर्शानुसार मार्च, 2018 तक पुराने पी०एल० खाता को संचालित करने 
तथा अप्रैल, 2018 में पुराने पी०एल० खाता को Reconcile कराकर , उसके Balance को नये पी०एल० 
खाता में अंतरित करने हेतु संबंधित पी०एल० खाता का Balance विभाग को उपलब्ध कराने का 
निदेश दिया गया । 
6. वित्त विभागीय परामर्श के अनुसार पुराने पी०एल० खाता की राशि को नये पी०एल० खाता में 
अंतरित करने के पूर्व आवाश्यकतानुसार मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है । 
7. मानगो नगर निगम के पत्रांक- 864, दिनांक 19 अप्रैल, 2018 एवं जुगसलाई नगर परिषद के 
पत्रांक -885 , दिनांक 20 अप्रैल , 2018 द्वारा पुराने पी०एल० खाता को Reconcile कराते हुए " State of 
P.L. Account for FY 2017 -18 उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार मानगो नगर निगम एवं 
जुगसलाई नगर परिषद के पुराने पी०एल० खाता में क्रमशः 36 , 35,44, 619/- रुपये एवं 
3, 58 , 01 , 003. 07 /- रुपये शेष हैं , जिसे नये पी०एल० खाता में अंतरित किया जाना है । 
8. उक्त से संबंधित प्रस्ताव पर योजना- सह -वित्त विभाग द्वारा निम्न शर्तों के साथ सहमति 
प्रदान की गई है: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 19 जुलाई , 2018 


(i) Mango Notified Area Committee एवं Jugsalai Municipality के P.L. खाता के Balance 

Sheet (as on 20. 04 . 18 ) में लगातार दो वित्तीय वर्षों तक unspent राशि प्रत्यर्पित कर 

दी गई हो । ( UTC Rule - 334 का अनुपालन कर यह Balance Sheet तैयार किया गया हो ) 
(ii) महालेखाकार कार्यालय से यह Balance Sheet का मिलान कर लिया गया हो । 

उक्त शर्तों के अनुपालन हेतु मानगो नगर निगम के पत्रांक -1296 , दिनांक 5 जून , 2018 एवं 
जुगसलाई नगर परिषद् के पत्रांक - 1054, दिनांक 5 जून , 2018 द्वारा वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया 
गया है । 
9. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में मानगो नगर निगम के पुराने पी०एल० खाता में शेष 
36 , 35 ,44, 619 /- रुपये एवं जुगसलाई नगर परिषद के पुराने पी०एल० खाता में शेष 3,58, 01, 003.07/ 
रुपये को नये पी०एल० खाता में अंतरित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
10. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 10 जुलाई , 2018 को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या- 01 
के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 689 -- 50 


